निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 229 ) पटना , वृहस्पतिवार 14 फरवरी 2019 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचनाएं 

___ 13 फरवरी 2019 
सं० 11 / फि0( स्था० ) - 03 / 2013 - 172 (11) — भारत संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , बिहार राज्यपाल, "बिहार फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 " 
( समय - समय पर यथा संशोधित ) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं आरम्भ । - (1) यह नियमावली बिहार फिजियोथेरापिस्ट 
/ अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी । 

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह तुरन्त प्रवृत होगी । 
2. 

बिहार फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग नियमावली 2014 के नियम 2 के खण्ड ( iii ) 
का प्रतिस्थापन । – उक्त नियमावली के नियम 2 का खण्ड ( iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा: 

"(iii ) आयोग से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, " 

3. बिहार फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग नियमावली 2014 ( समय - समय पर यथा 
संशोधित ) के नियम 7 के उपनियम ( 2 ) एवं ( 3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे: 
"( 2) सामान्य कर्त्तव्य उपसंवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट ) 

के पद पर सीधी भर्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी । 
विशेषज्ञ उपसंवर्ग में भी नियुक्ति मूल कोटि (विशेषज्ञ फिजियोथेरापिस्टों / अकुपेशनलथेरापिस्टों के 

पद पर सीधी भर्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी । 
( 3 ) सामान्य कर्त्तव्य उपसंवर्ग (फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट ) : 

अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन - पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित 
आधार पर मेघासूची तैयार करेगा: 

( क ) बैचलर - इन -फिजियोथेरापी / बैचलर - इन - अकुपेशनलथेरापी 
कोर्स में प्राप्तांक के लिए 

- 60 अंक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 फरवरी 2019 


( ख ) उच्चतर डिग्री के लिए 

- 15 अंक 
राज्य के सरकारी अस्पतालों / सरकार के अन्य विभागों में 
कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक , 
अधिकतम 25 अंक ) 

- 25 अंक 

कुल 100 अंक 
टिप्पणी । – बैचलर - इन -फिजियोथेरापी / बैचलर - इन - अकुपेशनलथेरापी डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 
किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 
0.6 के गुणक से गुणा करके होगा । यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 % अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 % x 0.6 
= 30 अंक दिये जायेंगे । 

( 4 ) विशेषज्ञ उप - संवर्ग (विशेषज्ञ फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट ) : 

अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन - पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखत 
आधार पर मेघासूची तैयार करेगा: 

( क ) मास्टर्स - इन - फिजियोथेपी / मास्टर्स - इन 
अकुपेशनलथेरापी डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 

- 60 अंक 
उच्चतर डिग्री के लिए 

- 15 अंक 
राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों 
द्वारा कार्यानुभव के लिए ( प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 
5 अंक , अधिकतम 25 अंक ) 

- 25 अंक 

कुल 100 अंक 
टिप्पणी । - मास्टर्स - इन - फिजियोथेरापी / मास्टर्स - इन - अकुपेशनलथेरापी डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 
किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 
0.6 के गुणक से गुणा करके होगा । यथा , यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 % अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 % x 
0. 6 = 30 अंक दिये जायेंगे । " 

4. बिहार फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 के परिशिष्ट - 1 का 
प्रतिस्थापन । उक्त नियमावली का परिशिष्ट - 1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : 


" परिशिष्ट - 1 
फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग का पद - सोपान 


कोटि 


मूल कोटि 


CoNA 


सामान्य कर्तव्य उप - संवर्ग : 
क्रमांक 

पदनाम 

अभ्युक्ति 
फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट । 
प्रथम सोपान वरीय फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट 
द्वितीय सोपान अधीक्षण, फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट 

विशेषज्ञ उप - संवर्ग | 

विशेषज्ञ फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट 
2. प्रथम सोपान उपनिदेशक, फिजियोथेरापी / अकुपेशनलथेरापी 

द्वितीय सोपान ___ अपर निदेशक, फिजियोथेरापी / अकुपेशनलथेरापी 

नोट : - उपर्युक्त सभी कोटियों के पदों का स्वीकृत बल तथा वेतनमान / वेतन स्तर वही होगा जो सरकार 
द्वारा, समय - समय पर , अवधारित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

(ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के विशेष सचिव । 


मूल कोटि 


2 


PER TOT ( 3RITETU ), 14 


at 2019 


13 ya 2019 
PO 11 / 1960 (FRETTO )– 03 / 2013 — 173( 11) 31f7491 Tell 172 (11) facich 13 497 2019 | 
निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से , एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत का 
संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड ( 3 ) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( 0 ) 377400 , 

सरकार के विशेष सचिव । 
The 13th February 2019 
No. 11/Phy. (Astha .) -03/2013 - 172 (11) /In exercise of powers conferred by proviso 
to Article -309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules 
to amend the Bihar Physiotherapist /Occupational therapist Cadre Rules, 2014 (as amended from 
time to time) : 

1. Short title, extent & commencement.- ( 1) These Rules may be called as the “ Bihar 
Physiotherapist/Occupational therapist Cadre (Second Amendment) Rules , 2019 ." 

(2 ) It shall extend to the whole State of Bihar . 
( 3 ) It shall come into force at once . 

2 . Subsitution of clause ( iii ) Rule -2 of the Bihar Physiotherapist/Occupational therapist 
cadre Rules, 2014 .- Clause ( iii ) of Rule -2 of the said Rules shall be substituted by the following: 

" ( iii) “Commission means the Bihar Technical Service Commission ;" 

3. Subrules (2 ) and (3 ) of Rule -7 of the Bihar Physiotherapist/Occupational 
Therapist Cadre Rules, 2014 (as amended from time to time) shall be substituted by the 
following : 
" (2 ) Appointment in General Duty Subcadre shall be made by direct recruitment in the 

basic categary (Physiotherapist/Occupational therapist ) on the recommendation of 
the Commission . 
In the Specialist subcadre also , appointment shall be made by direct recruitment in 
the basic categary (Specialist Physiotherapists/Occupational therapists) on the 
recommendation of the Commission . 
General Duty Subcadre ( Physiotherapist/Occupational therapist): 
In the light of requisition , the Commission shall invite applications after advertising 
vacancies and prepare merit list on following ground : 

For marks obtained in Bachelor in physiotherapy 
/Bachelor in Occupational therapy examination 

- 60 marks 
For higher degree 

– 15 marks 
(c ) For work experience in Government Hospitals of Bihar State/ 

In Other Department 
(5 marks for each completed year, maximum 25 marks) 

– 25 marks 

Total 100 marks 
Note : — The determination of marks to be given to a candidate for marks obtained in the 
Bachelor in Physiotherapy /Bachelor in Occupational therapy Course examination shall be made by 
multiplying percentage of total marks obtained in the aforesaid courses examination by multiple of 
0 .6 . For example , if a candidate has obtained 50 % marks he will be given 50 % X 0 .6 = 30 marks . 
( 4 ) Specialist Subcadre (Specialist Physiotherapist/Occupational therapist): 

In the light of requisition the Commission shall invite applications after advertising 
vacancies and prepare merit list on following grounds: 
(a ) For marks obtained in Masters in physiotherapy 
Masters in Occupational therapy degree examination 

– 60 marks 
(b ) For higher degree 

– 15 marks 
For work experience by postgraduate degree holders in 
Government Hospitals of the State 
(5 marks for each completed year, maximum 25 marks ) – 25 marks 

Total 100 marks 


( a ) 


(c ) 


far TOE ( 3FITETU ), 14 


at 2019 


Note : — The determination of marks to be given to a candidate for marks obtained in the 
Masters in Physiotherapy /Masters in Occupational therapy Course examination shall be determined 
by multiplying percentage of total marks obtained in the aforesaid courses examination by multiple 
of 0 .6 . For example , if a candidate has obtained 50 % marks he will be given 50 % X 0 .6 = 30 marks . 

4 . Subsitution of Appendix - 1 of the Bihar Physiotherapist/Occupational therapist 
Cadre Rules, 2014 .- Appendix -1 of the said Rules shall be substituted by the following: - 


" APPENDIX - 1 
Ladder of posts of Physiotherapist /Occupational therapist Cadre 

General Duty Sub - cadre : 
Sl. No. Grade 

Name of posts 


Remarks 


Basic Categary Physiotherapist/Occupational therapist 
| 2 First Ladder Senior Physiotherapist/Occupational therapist 
3 Second Ladder Superintending Physiotherapist/Occupational therapist 

Specialist Sub -cadre : 
Basic Categary Specialist Physiotherapist /Occupational therapist 
2 First Ladder Deputy Director, Physiotherapy /Occupational therapy 
Second Ladder | Additional Director Physiotherapy / Occupational 

therapy 
Note : — The sanctioned strength and pay/ pay - level of all Posts of the above mentioned 
categories shall be the same as may be determined by the Government, from time to time." 

By the order of the Governor of Bihar , 

(Sd) ILLEGIBLE , 
Special Secretary of Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 3FITERU ) 229-571 + 10 - stoctontor 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


